रजिस्ट्री सं० डी०एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


A 


है 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड - 3 उपखण्ड (ii ) 
PART II — Section — 3 Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 29 , 2018 / पौष 8 , 1940 
__ NEW DELHI, SATURDAY , DECEMBER 29, 2018/ PAUSHA 8 , 1940 


सं . 5131 ] 
No . 5131 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 27 दिसम्बर , 2018 
का आ. 6386( अ). - जबकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में , 
भारत का राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (ii ) में प्रकाशित , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 6195 ( 1956 का 48 ) 
(जिसे इसमें , इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 3क की उप -धारा (1) के तहत जारी किया गया भारत 
सरकार की अधिसूचना संख्या का . आ . 545 ( अ) दिनांक 31जनवरी , 2018, द्वारा केन्द्रीय सरकार , पश्चिम बंगाल राज्य में 
बीरभूम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-60 के मौजूदा किमी. 309. 100 से किमी. 310.400 में हींगलो नदी पर प्रस्तावित पुल और 
मौजूदा किमी 313. 800 से किमी. 314. 800 में साल नदी पर पुल के निर्माण , अनुरक्षण , प्रबंधन तथा संचालन के सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए वह भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा की गई थी , जिसका विवरण उक्त अधिसूचना के 
साथ अनुसूची में दी गई थी ; 

और जबकि उक्त अधिसूचना के विषय, उक्त अधिनियम की धारा - 3क की उप -धारा ( 3) के तहत तारिख 17.05 . 2018 
को टाइमस ऑफ इण्डिया और बर्तमान दोनों में प्रकाशित किया गया है; 

और जबकि सक्षम प्राधिकारी के किसी भी ब्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है; 

और जबकि उक्त अधिनियम की धारा -3घ की उप - धारा ( 1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; 


7657 GI/ 2018 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (ii )] 


अब , इसलिए, सक्षम प्राधिकारी के उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा -3घ की उप - धारा (1 ) 
द्वारा , प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए 
अधिग्रहीत की जानी चाहिए यह घोषणा करता है; 

और आगे , उक्त अधिनियम की धारा -3घ की उप -धारा ( 2) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सरकारी राजपत्र 
में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी प्रकार के बाधा से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में 
बिल्कुल अधिकृत हो यह घोषणा करता है । 

अनुसूची 
पश्चिम बंगाल राज्य के बीरभूम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग - 60 के मौजूदा किमी 309.100 से किमी. 310. 400 में हींगलो नदी 
पर प्रस्तावित पुल और मौजूदा किमी 313.800 से किमी. 314.800 में साल नदी पर पुल के निर्माण के लिए अर्जन की जाने 

____ वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । । 


राज्य का नाम : पश्चिम बंगाल जिले का नाम : बीरभूम 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या | भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति || भूमि का भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
संख्या 

क्षेत्रफल 

॥ ( हेक्टेयर में ) 
____ 

456 
तालुक का नाम: दुबराजपुर 
गांव का नाम : पतलापुर ( जे. एल . नं. 16 ) 

सुरेश कुमार कबिराज, पिताः- शम्भुनाथ 
|| LR 549 निजी 

डांगा | 0. 16187 कबिराज, गाँवः- दुबराजपुर 


| डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 


2 


||LR 550 


सरकारी 


रास्ता 


| 0. 07689 


कांचन पाल , पिताः- धरम चंद्र पाल , गाँवः 
डोमनाइ और अन्य 


||LR 551 


निजी 


डांगा 


10 . 1214 


तालुक का नाम: खोयरासोल 
गांव का नाम : छकड़ेरोला (जे. एल .नं. -153 ) 


पश्चिमबंगाल सरकार के पक्ष से कालेक्टर , 
बीरभूम 


||LR 227 


सरकारी 


कानदार 


| 0 . 12747 


शम्भुनाथ चट्टोपाध्याय , पिताः 
||गिरिजाभूषन,गाँवः- रानीपाथर 


||LR 306 


निजी 


जोल 


| 0. 00809 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का नाम : ईडिलपुर (जे.एल.नं. -159 ) 


आब्दुल मतिन , पिताः- मंजुर मंडल , गाँवः 
इदिलपुर और अन्य 


||LR 49 


निजी 


जोल 


0 . 08498 


॥ 4 ||LR 52 


निजी 


हाबिबुल मंडल , पिताः- इसमाइल ,गाँवः 
| इदिलपुर 


जोल 


0 . 13354 


इमानुल मंडल , पिताः- आलम मंडल , 
|| गाँवः- इदिलपुर और अन्य । 


5 |LR136 


निजी 


बाइद 


0.00101 


गांव का नाम : पंचरा ( जे.एल.नं . -151 ) 


|LR 161 
/ 1765 


अमृत रंजन चट्टोपाध्याय, पिताः - अधर , 
गाँवः- पंचरा और अन्य 


निजी 


दोबा 


0 .01618 


गांव का नाम : सिमजूरी (जे. एल.नं. -152 ) 


7 


LR 21 


खुदिराम घोष, पिताः- गोसाइ , गाँवः 
||सिमजुरी 


निजी 


बाइद 


|| 0. 03642 


अजित चट्टोपाध्याय, पिताः- श्यामापद 
||,गाँवः- रानीपाथर और अन्य 


||LR 489 


निजी 


डांगा 


0. 00708 


कुल 


0 . 7749 


[ फा . सं . RW / NH-12014/ WB(13) LA/ 16- S & R( B )/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 27th December , 2018 
S .O . 6386 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, Department of Road Transport and Highways number S .O . 545 (E ) dated 31st January 2018, published in 
Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ) issued under sub -section (1 ) of section 3A of the 
National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its 
intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for " Construction of Proposed 
Bridge over River Hinglow from existing km 309 . 100 to km 310 .400 and Bridge over River Sal from existing km 
313. 800 to km 314 . 800 of NH 60 in the District of Birbhum , West Bengal " . 

And whereas the substance of the said notification has been published in “ Bartaman ” and “ Times of India ” both 
Dated 17 .05 . 2018 under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


And whereas no objection has been received from any person by the competent authority; 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified 
in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land for “ Construction 
of Proposed Bridge over River Hinglow from existing km 309 . 100 to km 310 .400 and Bridge over River Sal from 

existing km 313.800 to km 314 . 800 of NH 60 in the District of Birbhum , West Bengal" . 


State : WEST BENGAL 


District : BIRBHUM 


Type of Land 


Sr. 
NO . || 


Survey 
Number 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No : 


2 


| 


3 


| 


Taluk: Dubrajpur 


Viilage: Patlapur (JL No . 16 ) 


LR 549 


Private 


DANGA 


0.16187 


Suresh Kumar Kabiraj, S/o – Sambhunath 
Kabiraj,village - Dubrajpur 


ILR 550 


Government 


RASTA 


0.07689 


District Board 


LR 551 


Private 


DANGA 


10 . 1214 


Kanchan Pal, S /o – Dharam Chandra 
Pal, Vill – Domnai & Others 


Taluk : Khoyrasol 


Viilage: Chakderola ( J.L . No . - 153) 


LR 227 


Government 


KANDAR 


0.12747 


Collector, Birbhum on behalf of Govt. of 
West Bengal 


LR 306 


Private 


JOLE 


0 .00809 


Shambhunath Chattapadhya, S /o – 
Girijabhusan , Vill - Ranipathar 


Viilage: Idilpur ( J.L . No. - 159) 


LR 49 


Private 


JOLE 


0 .08498 


Abdul Matin , S /o -Manjur Mandal, Vill – 
Idilpur & Others 


LR 52 


Private 


JOLE 


0 .13354 


Habibul Mandal , S /o - Ismaile , Vill - 
Idilpur 


LR 136 


Private 


BAID 


0 . 00101 


ImanulMandal, S /o – Alam Mandal, Vill 
|- Idilpur & Others 


Viilage : Panchra ( J .L . No. - 151 ) 


LR 161 /1765 ||Private 


DOBA 


DOBA 


0 01618 


0 .01618 


Amrit Ranjan Chattapadhya, S /o 
Adhar, Vill – Panchra & Others 


Ahmet Pauline 


[ 4711 II - OUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Viilage : Simjuri ( J. L . No. - 152 ) 


LR 21 


Private 


BAID 


||0 .03642 


Khudiram Ghosh , S / o – Gosai,Vill – 
Simjuri 


LR 489 


Private 


DANGA 


0 .00708 


| Ajit Chattapadhya, S /o - Shamapada, Vill 
- Ranipathar & Others 


TOTAL 


0.77493 


[ F. No. RW /NH - 12014 /WB ( 13)LA /16 -S & R ( B )/3D ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA Date: 2019.01.02 

18:07:39 + 05 30 


